Mm 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 चैत्र , 1937 ( श०) 


संख्या 182 


राँची , गुरुवार 


26 मार्च, 2 0 15 ( ई० 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 


24 मार्च, 2015 


संख्या. 16 / प्र0सु0-02-02/ 2014 का .. 2675-- राज्य में नागरिकों को प्रदाय सेवाओं के परिदान 
व्यवस्था में गुणात्मक सुधार हेतु निम्नवत उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाता है: . 
1 ) मुख्य सचिव 

अध्यक्ष 
2) विकास आयुक्त 
अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग 

सदस्य 
4) प्रधान सचिव , 

सदस्य 
कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग 


सदस्य 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 26 मार्च, 2015 


5) 


प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग - 


सदस्य 


6 ) 


प्रधान सचिव, पंचायती राज 


सदस्य 


7) 


सचिव , नगर विकास विभाग 


सदस्य 


___ यह समिति निम्नांकित विषयों पर अनुशंसा तैयार कर एक माह के अन्दर माननीय 
मुख्यमंत्री, झारखण्ड को प्रतिवेदित करेगी: . 


(1 ) पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों को शक्तियों का वृहत्तर प्रत्यायोजन करने , 


( 2) जिला परिषद एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की परस्पर भूमिकाओं को पुनर्परिभाषित 
करने , 


( 3) उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त की भूमिकाओं को स्पष्ट करने , 


( 4 ) पुलिस प्रशासन को लोकोन्मुख एवं लोकानुकूल बनाने , पुलिस प्रशासन एवं निर्वाचित 
जनप्रतिनिधियों के बीच अंतराफलक ( Interface) को सुदृढ़ करने हेतु कार्य प्रणाली विकसित करने एवं 
प्रजातांत्रिक व्यवस्था में पुलिस की जवाबदेही बढ़ाने के सम्बन्ध में तथा 


( 5) उक्त विषयों के अतिरिक्त अन्य कोई विषय जो समिति की राय में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं 
जनोपयोगी हो । 


उक्त क्रम में यदि आवश्यक हो तो समिति अन्य पदाधिकारियों को भी समिति में 
सदस्यता देगी । पुलिस प्रशासन के सम्बन्ध में अनुशंसा तैयार करने के पूर्व पुलिस महानिदेशक , 
झारखण्ड को भी सम्मिलित किया जायेगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एस0के0 शतपथी, 


सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 18 2 – 50 । 


